निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 43 


30 आश्विन 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

22 अक्तूबर 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-8 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


9-11 


भाग -9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

12-12 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-13 


2 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 अगस्त 2014 
सं ० 1 / पी0-382 / 2007 - सा 0 प्र0-11368 — दरभंगा जिला में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण श्री 
जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2000 ), प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना 
( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना एवं निदेशक, ब्रेडा, 
पटना) को अगले आदेश तक विशेष जिला दंडाधिकारी, दरभंगा के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


आर लक्ष्मणन , अपर सचिव । 


21 अगस्त 2014 
सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11584 — परियोजना निदेशक , बिहार राज्य एड्स नियंत्रण 
सोसायटी, पटना के पद पर पदस्थापित श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा 0 प्र 0 से 0 (86 ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर सदस्य , राजस्व पर्षद् , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11585 — निदेशक , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना 
( अतिरिक्त प्रभार – परियोजना निदेशक, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) के 
पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 99 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध 
निदेशक , बेल्ट्रॉन , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

2. श्री कुमार अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, ग्रामीण जलापूर्ति एवं 
स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार , पटना एवं विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के 
प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11586 - उत्पाद आयुक्त - सह - निबंधन महानिरीक्षक, बिहार , 
पटना के पद पर पदस्थापित श्री सैयद परवेज आलम , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2000 ) को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक ईखायुक्त , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11587 -ईखायुक्त , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित श्री 
चितरंजन सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2000 ) को स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश तक उत्पाद 
आयुक्त - सह - निबंधन महानिरीक्षक, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11588 - श्री रामाशीष पासवान, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2000), संयुक्त 
सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक निदेशक , 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग , बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11589 — श्री आर0 लक्ष्मणन, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2004), अपर सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग ) 
अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, 
पटना के प्रभार में रहेंगे । 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


3 


सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11590 - निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 
कल्याण विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित श्री दिवेश सेहरा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2005 ) को स्थानांतरित 
करते अगले आदेश तक अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11591 — अनुमंडल पदाधिकारी , राजगीर के पद पर 
पदस्थापित श्री आलोक रंजन घोष, भा 0 प्र 0 से0 ( 2011) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार, पटना ( अपने वेतनमान में ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11592 — अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियां सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री हिमांशु शर्मा, भा 0 प्र 0 से 0 (2011) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त , 
मुजफ्फरपुर ( अपने वेतनमान में ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11593 -अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के पद पर 
पदस्थापित श्री त्यागराजन एस0 एम0, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2011 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर 
आयुक्त , बिहार शरीफ (अपने वेतनमान में ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11594 — अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, पटना के पद पर 
पदस्थापित श्री राहुल कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 (2011) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना 
निदेशक , बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, पटना ( अपने वेतनमान में ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री कुमार अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य 
समिति , पटना के प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11595 — अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री पंकज दीक्षित , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2011 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी , बिहार कौशल विकास निगम , श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना ( अपने वेतनमान 
में ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11596 — अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ , पटना के पद पर 
पदस्थापित श्री देओर निलेश रामचंद्र , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2011 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर 
आयुक्त , गया ( अपने वेतनमान में ) के पद पर पदस्थापित किया जाता 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11597 — सहायक समाहर्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, 
पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित श्री अमित कुमार, भा 0 प्र 0 से0 ( 2012 ) को लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से व्यावसायिक प्रशिक्षण (फेज- II ) पूर्ण करने के पश्चात् अगले आदेश 
तक अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

2. श्री कुमार को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974 ) की धारा-20 के अंतर्गत पटना सदर 
अनुमंडल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11598 — सहायक समाहर्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2012 ) को लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से व्यावसायिक प्रशिक्षण (फेज-II ) पूर्ण करने के पश्चात् अगले आदेश 
तक अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


है । 


4 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


2. श्री वर्मा को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के अंतर्गत दानापुर , पटना 
अनुमंडल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11599 - सहायक समाहर्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, 
पटना के पद पर पदस्थापित सुश्री इनायत खान , भा 0 प्र 0 से 0 (2012 ) को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमी, मसूरी से व्यावसायिक प्रशिक्षण (फेज-II ) पूर्ण करने के पश्चात् अगले आदेश तक अनुमंडल 
पदाधिकारी, राजगीर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. सुश्री खान को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के अंतर्गत राजगीर 
अनुमंडल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11600 सहायक समाहर्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, 
गया के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश पाण्डेय , भा 0 प्र 0 से 0 (2012) को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमी, मसूरी से व्यावसायिक प्रशिक्षण (फेज-II ) पूर्ण करने के पश्चात् अगले आदेश तक अनुमंडल 
पदाधिकारी, बलिया , बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री पाण्डेय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के अंतर्गत बलिया 
अनुमंडल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11601 - सहायक समाहर्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, 
नालन्दा, बिहार शरीफ के पद पर पदस्थापित श्री संजीव कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2012 ) को लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से व्यावसायिक प्रशिक्षण (फेज-II ) पूर्ण करने के पश्चात् अगले आदेश 
तक अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री पाण्डेय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2 , 1974 ) की धारा-20 के अंतर्गत सीतामढ़ी 
अनुमंडल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11602 - सहायक समाहर्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, 
भागलपुर के पद पर पदस्थापित श्री कुन्दन कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2012 ) को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासन अकादमी, मसूरी से व्यावसायिक प्रशिक्षण (फेज- II ) पूर्ण करने के पश्चात् अगले आदेश तक 
अनुमंडल पदाधिकारी , पूर्णियां सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के अंतर्गत पूर्णियां सदर 
अनुमंडल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11603 — प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन , पटना के पद पर पदस्थापित 
श्री अतुल सिन्हा, आई 0 टी 0 स0 (90 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , विज्ञान एवं 
प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11604 — प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना 
( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम , पटना) के पद पर 
पदस्थापित श्री अनुपम कुमार सुमन , आई 0 आर 0 एस 0 (2004) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1006 / 2014 - सा 0 प्र0-11605 — श्री डी 0 के 0 शुक्ला, भा ० व ० से 0 (82 ), अपर प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक, पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास 
बोर्ड, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम , पटना के प्रभार में 


रहेंगे । 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


5 


सं ० 1 / पी0-1006 / 2014- सा 0 प्र0-11606 — श्री अरविन्दर सिंह , भा ० व 0 से 0 (95 ), वन संरक्षक 
( हरियाली मिशन ), पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, उद्यान , कृषि विभाग , बिहार , 
पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर ० लक्ष्मणन , अपर सचिव । 


21 अगस्त 2014 
सं ० 1 / पी0-1001 / 2013 - सा 0 प्र0-11614 — परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन 
परियोजना, पटना ( अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम / राज्य मिशन निदेशक , राज्य 
ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन- सह - आयुक्त , स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग) के पद पर पदस्थापित श्री 
श्रीधर चिरीबोलू, भा 0 प्र 0 से 0 (2001 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल 
निर्माण निगम , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1001 / 2013 - सा 0 प्र0-11615 – श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2003), अपर 
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक , सेंटर फॉर गुड गवर्नेस सोसायटी 
एवं अपर मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी) अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश 
तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, पटना एवं राज्य मिशन निदेशक, राज्य 
ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन- सह - आयुक्त , स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के प्रभार में रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर० लक्ष्मणन, अपर सचिव । 


2 सितम्बर 2014 
सं ० 1 / छु0-4-0403 / 2006 - सा 0 प्र0-12208 श्री आर0 लक्ष्मणन , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2004), अपर 
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 22.09.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक कुल 09 ( नौ ) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री लक्ष्मणन की उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती बन्दना प्रेयषी , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2003 ), अपर सचिव , 
सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री लक्ष्मणन द्वारा धारित मूल पद , अपर सचिव, सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


2 सितम्बर 2014 
सं ० 1 / सी0-20 / 2012 - सा 0 प्र0-12217 — भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों 
को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड पे -8700 ) में उनके नाम के सामने 
अंकित तिथियों से प्रोन्नति दी जाती है 
क्र ० पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति 

प्रदान किये जाने की तिथि 
श्री प्रदीप कुमार ( 96 ) 

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय दिनांक 23.08.2014 के प्रभाव से । 
निगम , बिहार , पटना । 


1 . 


6 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


3 . 


क्र ० पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति 

प्रदान किये जाने की तिथि 
2 . श्री सुधीर श्रीवास्तव(99 ) प्रशासन प्रमुख, बिहार राज्य पथ दिनांक 01.01.2012 अथवा 
परिवहन निगम, बिहार , पटना । भा 0 प्र 0 से 0 के पद पर प्रथम 

योगदान की तिथि से जो बाद में हो 
श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा (99) अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, दिनांक 01.01.2012 अथवा 
बिहार, पटना । 

भा 0 प्र 0 से 0 के पद पर प्रथम 

योगदान की तिथि से जो बाद में हो 
4 . श्री प्रभात शंकर ( 99 ) 

अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार , दिनांक 01.01.2012 अथवा 
पटना 

भा 0 प्र 0 से 0 के पद पर प्रथम 

योगदान की तिथि से जो बाद में हो 
5 . श्री रमन कुमार ( 99 ) दिनांक 31.07.2014 को सेवानिवृत दिनांक 01.01.2012 अथवा 

भा 0 प्र 0 से 0 के पद 

पर 

प्रथम 

योगदान की तिथि से जो बाद में हो 
6 . 

श्री परशुराम मिश्रा ( 99 ) दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत दिनांक 01.01.2012 अथवा 

भा 0 प्र 0 से 0 के पद पर प्रथम 

योगदान की तिथि से जो बाद में हो 
2. क्रमांक 3 के श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा तथा क्रमांक 4 के श्री प्रभात शंकर द्वारा धारित वर्तमान पद 
अगले आदेश तक विशेष सचिव के रुप में पदनामित किये जाते हैं । 

3. क्रमांक 1 के श्री प्रदीप कुमार ( 96 ) और क्रमांक 2 के श्री सुधीर श्रीवास्तव द्वारा धारित वर्तमान 
पदों को अगले आदेश तक भा 0 प्र 0 से 0 ( वेतन ) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित ) के नियम -9 
( अनुसूची -2 ) के तहत भा 0 प्र 0 से 0 के विशेष सचिव संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर० लक्ष्मणन, अपर सचिव । 


5 सितम्बर 2014 
सं ० 1 / अनि 0 प्र0-1005 / 2014 - सा 0 प्र0-12387 – श्री राबर्ट एल0 चोंग्थू, भा 0 प्र 0 से 0 ( 97), आयुक्त , 
भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर की आकस्मिक अवकाश एवं उनके द्वारा TERI, नई दिल्ली में " Climate 
Change and State Preparedness: Impacts, Vulnerability and Adaptation " विषय पर आयोजित 
एक सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण में भाग लिये जाने से संबंधित अनुपस्थिति अवधि ( दिनांक 08.09.2014 
से दिनांक 19.09.2014 ) में श्री आर 0 के 0 खण्डेलवाल, भा 0 प्र 0 से 0 (89 ) आयुक्त , मगध प्रमण्डल , गया अपने 
कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रमण्डलीय आयुक्त , भागलपुर प्रमण्डल तथा मुंगेर प्रमण्डल के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


, 


5 सितम्बर 2014 
सं ० 1 / अ0-1033 / 2013 - सा 0 प्र0-12396 श्री सैयद परवेज आलम , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2000 ), 
ईखायुक्त बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


7 


अधीन दिनांक 10.09.2014 से दिनांक 26.10.2014 तक कुल 47 ( सैतालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 सितम्बर 2014 
सं ०1 / स्था o- विविध - अभि 0 / लो ० स्वा 0 अभि0 विभाग -45 / 2014-2915 / न0 वि 0 एवंआ 0 वि 0 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 
विभाग की अधिसूचना संख्या- 383, दिनांक 30.06.14 के द्वारा श्री अंकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिक 
प्रमंडल, दरभंगा की सेवा अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक) बिहार राज्य जल पर्षद के पद पर पदस्थापित 
करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को सौपी गई है । 

2. श्री अंकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता का योगदान दिनांक 01.10.14 के प्रभाव से स्वीकार करते हुए उन्हें बिहार 
राज्य जल पर्षद में पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन, उप - सचिव । 


24 सितम्बर 2014 
सं ० 1 स्था ० ( राज 0) -32 / 2014-2916 / न० वि ० एवंआo विo—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा -41 के 
अधीन श्री रामजी पासवान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरो को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर 
पंचायत, पीरो के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विजय रंजन, उप - सचिव । 


26 सितम्बर 2014 
सं ०1 / स्था o- विविध - अभि 0 / लो ० स्वा 0 अभि 0 विभाग -45 / 2014-2948 / न० वि ० एवंआ 0 वि 0 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 
विभाग की अधिसूचना संख्या -361 दिनांक 30.06.14 के द्वारा श्री नारायण शंकर झा , कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य 
प्रमंडल, मधेपुरा की सेवा अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य जल पर्षद के पद पर पदस्थापित करने हेतु 
नगर विकास एवं आवास विभाग को सौपी गई है । 

2. श्री नारायण शंकर झा , कार्यपालक अभियंता का योगदान दिनांक 01.10.14 के प्रभाव से स्वीकार करते उन्हें 
बिहार राज्य जल पर्षद में पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन, उप - सचिव । 


1 


2 


13 अक्तूबर 2014 
सं ०1 स्था 0 (राज0) -32 / 2014-3051 / न0 वि 0 एवंआo विo—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा -41 के 
अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के 
अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है 

श्री अजय कुमार प्रिंस प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांटी नगर कार्यपालक पदाधिकारी , नगर पंचायत , कांटी 
( ग्रा ० वि ० पदा० ) 
श्री इस्तेयाक अली भू 0 सु0 उप समाहर्ता, नरकटियागंज नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , 
अंसारी 

नरकटियागंज 
श्री अखिलेश्वर प्रसाद भू0 सु 0 उप समाहर्ता, बेतिया 

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , बेतिया 
वर्मा 
श्री पुरूषोतम पासवान वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , 

औरंगाबाद 
5 श्री राजेश अंचल अधिकारी , रामनगर 

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , 
रामनगर 


3 


4 


8 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


6 


श्री सुशील कुमार 


नगर कार्यपालक पदाधिकारी , नगर पंचायत , 
कोआथ 


7 


श्री आशुतोष आनंद 


अंचल अधिकारी, दावथ - सह 
कार्यपालक पदाधिकारी , नगर 
पंचायत कोआथ 
ग्रा ० वि ० पदा० - सह - प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, बैरगनियाँ 
ग्रा ० वि ० पदा0 - सह - प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, डुमरा 
अंचल अधिकारी, नोखा 
अंचल अधिकारी, नासरीगंज 


नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , 
बैरगनियाँ 
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , डुमरा 


8 


श्री सन्नी सौरभ 


9 


श्री अशोक कुमार 


10 


श्री प्रकाश चन्द्र सिंह 


नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , नोखा 
नगर कार्यपालक पदाधिकारी , नगर पंचायत , 
नासरीगंज 
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , पीरो 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन , उप - सचिव । 


11 


अंचल अधिकारी, पीरो 


अंचल अधिकारी, पीरो 


। 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2014 
सं ० एसीस -01 / नि0-81 / 2011-907 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 87 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल कुर्जी होली फैमिली अस्पताल , सदाकत आश्रम, पटना 800010 के कार्यरत कर्मियों को 
दिनांक 08.09.14 से दिनांक 07.09.15 (एक वर्ष) तक उक्त अधिनियम में निहित संगत प्रावधानों के प्रवर्तन से विमुक्ति प्रदान 
करते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

इन्दु सिंह, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


9 


भाग -2 


विनियम, 


आदेश, 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर 


कार्यालय - आदेश 
11 सितम्बर 2014 


सं ० स्था0–3, बी -08 / 14-793 — सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 रामचन्द्र मिश्रा भूतपूर्व नलकूप 
चालक , नलकूप प्रमण्डल, हाजीपुर के आश्रित पुत्र श्री विजय कुमार को नलकूप प्रमंडल, समस्तीपुर के अन्तर्गत 
राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 , ग्रे ० पे 0 1900 रूपये तथा सरकार 
द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता 
है , जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री विजय कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं 
होने न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 रामचन्द्र मिश्रा के परिवार के आश्रित सदस्यों 
का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल , 
समस्तीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर 
ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री विजय कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री विजय कुमार की सेवा 
पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 


10 

बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 
9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री विजय कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान, मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


। 


4 अक्तूबर 2014 
सं ० स्था0-3, बी -21 / 12-870 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 मो 0 दाउद भूतपूर्व नलकूप 
चालक, नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के आश्रित पुत्र श्री फिरोज अहमद को नलकूप प्रमंडल,मधुवनी के अन्तर्गत 
पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 4440-7440 ग्रेड पे 0 1300 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री फिरोज अहमद पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा 
प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 मो 0 दाउद के परिवार के आश्रित 
सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप 
प्रमंडल, मधुवनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने 
पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र , मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री फिरोज अहमद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री फिरोज अहमद 
की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. योगदान करने हेतु श्री फिरोज अहमद को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

10. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान , मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


4 अक्तूबर 2014 
सं ० स्था0-3, बी -01 / 13-872 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 जय प्रकाश महतो भूतपूर्व 
नलकूप चालक , नलकूप प्रमण्डल, समस्तीपुर के आश्रित पुत्र श्री विकास कुमार को नलकूप प्रमंडल , समस्तीपुर के 
अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 0 1800 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


11 


2. श्री विकास कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा 
प्राप्ति नहीं होने न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 जय प्रकाश महतो के परिवार के 
आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता 
नलकूप प्रमंडल, समस्तीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे 
सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री विकास कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री विकास कुमार 
की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. योगदान करने हेतु श्री विकास कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

10. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान , मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No.- 1464A - I, Aaditya S/o Sri Alakh Niranjan, R/ o- Sharda Shadan, Mohanpur, Punaichak , 
Devimandir, Patna 23 vide affidavit 2022 at 07-08-2014 shall be known as Aaditya Raj. 

AADITYA. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 अक्तूबर 2014 


w 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


दवा 


अधिसूचना 

11 सितम्बर, 2014 
सं ० 5 नि.गो.वि (5 ) 15 / 14-634 नि.गो.-डॉ. प्रेम कुमार झा , तत्कालीन रक्षित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय 
कार्यालय, दरभंगा को वर्ष 2003 से 2007 एवं 1 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2008 तक पशु रक्षा पखवारा कार्यक्रम 
खरीद में हुयी वित्तीय अनियमितता में निगरानी थाना काण्ड संख्या 49/11 दिनांक 01.08.2011 के नामित अभियुक्त होने के 
कारण विभागीय आदेश 137 निगो० दिनांक 04.03.2014 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया । 

तत्पश्चात् डॉ ० झा द्वारा सूचित किया गया कि अपने सेवा काल में पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर वे 
कभी पदस्थापित नहीं रहे हैं । 

डा ० झा से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 269 निगो० दिनांक 29.04.2014 एवं 369 निगो० 
दिनांक 28.05.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक , निगरानी ( अन्वेषण) ब्यूरो , पटना से जाँच कर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने 
का अनुरोध किया गया । 

उक्त आलोक में निगरानी ( अन्वेषण ) ब्यूरो के पत्रांक 1350 दिनांक 30.05.2014 एवं 3428 दिनांक 24.06.2014 द्वारा 
प्रतिवेदित किया गया कि डा 0 झा आरोप की अवधि में मोतिहारी में पदस्थापित नहीं थे एवं उनका अभियुक्तिकरण सही नहीं 


है । 


निगरानी विभाग से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी सम्यक 
समीक्षोपरान्त डा 0 झा को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

2. उक्त निर्णय के आलोक में डा0 झा को निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 
निलम्बन मुक्ति के पश्चात् डा 0 झा पदस्थापन की प्रतीक्षा में पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार , पटना में योगदान 


देंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


